निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 पौष 1937 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 29 ) पटना , सोमवार, 11 जनवरी 2016 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

11 सितम्बर 2015 
सं 0 1 स्था०-52/14-2062/ वि ० स ०। — सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-647 , दिनांक 26.04.2013 के क्रम में 
रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली , 2010 के कंडिका -4 के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के 
मामले पर विचारण एवं अनुशंसा हेतु श्री राजीव कुमार, प्रभारी सचिव , बिहार विधान - सभा को विभागीय स्क्रीनिंग समिति का 
अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 


असीम कुमार , 


अवर सचिव , 
बिहार विधान - सभा , पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


